निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 603 ) 


13 अग्रहायण 1931 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 4 दिसम्बर 2009 


सं0 अ0पा0 - 109 / 2008 - 861 /विo 

वित्त विभाग 


- - - - 


संकल्प 

__ 19 नवम्बर 2009 
विषय - बाय सम्पोषित परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन । 

बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की 
अध्यक्षता के एक उच्च स्तरीय समिति निम्नवत् गठित की जाती है 
( 1 ) मुख्य सचिव, बिहार , पटना 

अध्यक्ष 
विकास आयुक्त , बिहार , पटना 

सदस्य 
( 3 ) प्रधान सचिव , वित्त विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव , ग्रामीण विकास विभाग 

सदस्य 
( 5 ) प्रधान सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग 

सदस्य 
( 6 ) प्रधान सचिव , जल संसाधन विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव, कृषि विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव , स्वास्थ्य विभाग 

सदस्य 
( 9 ) प्रधान सचिव , कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 

सदस्य 
( 10 ) प्रधान सचिव , उर्जा विभाग 

सदस्य 
( 11 ) प्रधान सचिव , विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 

सदस्य 
( 12 ) सचिव , पंचायती राज विभाग 

सदस्य 
( 13 ) सचिव, पथ निर्माण विभाग 

सदस्य 
( 14) सचिव ( संसाधन), वित्त विभाग 

सदस्य सचिव । 


2 . उच्च स्तरीय समिति बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं कियान्वयन 
संबंधी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 दिसम्बर 2009 


आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित 

किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार , बिहार , पटना को 
सूचनार्थ भेजी जाय। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

भानु प्रताप शर्मा, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 603 -571 + 100 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


